सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 पौष, 1937 ( श०) 


संख्या 137 राँची, गुरुवार 


24 दिसम्बर , 2 0 15 ( ई० ) 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 

23 अक्टूबर , 2015 
संख्या- 4 / नि०सं०- 12- 70 / 2 0 15 का० 9293 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा ( द्वितीय बैच के पदाधिकारी 
को उनके नाम के सामने स्तम्भ- 5 में अंकित तिथि से सेवा सम्पुष्ट इस शर्त के साथ किया जाता है कि इनकी 
सम्पुष्टि इनके नियुक्ति की जाँच में सरकार के अंतिम निर्णय अथवा एतद्विषयक वाद में माननीय उच्च न्यायालय 
के न्यायनिर्णय से प्रभावित होगी: 
| क्र० । पदाधिकारी का नाम/ गृह जिला/ । बैच । सेवा में प्रथम सेवा सम्पुष्टि की 
पदनाम 

योगदान की तिथि तिथि 

3 
श्री शंकर एक्का , 

द्वितीय बैच | 0 1.0 9 . 2008 11.09 .20 10 
राँची, 
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , 
झींकपानी 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 13 7 – 50 | 


